निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 329 ) 


7 चैत्र 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार, 28 मार्च 2014 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

28 फरवरी 2014 
सं० प्र2 / बोर्ड पुर्न० निदे० नियु० / 58 / 2013 पार्ट - || - 879 -11 - ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के नियोजन 
सूचना सं० 1626 (ऊर्जा) / 13 - 14 के आलोक में मुख्य सचिव, बिहार सरकार, की अध्यक्षता में , बिहार स्टेट पावर 
होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनियाँ यथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार 
पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के लिए निदेशक (संचालन ) एवं 
निदेशक (परियोजना) के पद हेतु आयोजित खोज / चयन समिति के समक्ष हुए साक्षात्कार के आलोक में निम्नलिखित 
चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के समक्ष अंकित पद एवं कम्पनी में अधिसूचना निर्गत की तिथि से तीन वर्षों के लिए 
नियोजित किया जाता है: 
क्रम 
कम्पनी का नाम 

पद का नाम चयनित उम्मीदवार का नाम 
सं० 

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निदेशक ( परियोजना) श्री भास्कर शर्मा 
2 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड निदेशक ( संचालन ) श्री ग्यासुद्दीन 

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड निदेशक ( परियोजना) | श्री नीशिकांत प्रसाद सिन्हा 
4 नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड निदेशक ( संचालन ) श्री सुरेन्द्र राय 

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड निदेशक ( परियोजना) श्री सचिन्द्र किशोर प्रसाद सिंह | 


31 / 2008/06 दिनांक 23:2013 की कडिका 


2. निदेशक पद के वेतन का निर्धारण ऊर्जा विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना सं0 प्र - 2 / बोर्ड पुर्न0 सं0 
31 / 2008 / 06 दिनांक 22 .3. 2013 की कंडिका 13 ( अ ) एवं 13 ( ब) एवं पुन: संशोधित अधिसूचना सं० 32 दिनांक 
13.12.2013 के अनुसार होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 मार्च 2014 
3. इनकी सेवा शत् ” इत्यादि राज्य सरकार / निदेशक मंडल द्वारा समय - समय पर जारी दिशा निर्देशों के 
अधीन होंगी । 

4. अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में चयनित उम्मीदवार को संबंधित कम्पनी में अपना योगदान 
समर्पित करना होगा, नहीं करने पर नियोजन रद्द किया जा सकेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कामेश्वर शुक्ला, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 329-571+ 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


